निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आश्विन 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1176 ) पटना, वृहस्पतिवार , 8 अक्तूबर 2015 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


आदेश 

_ 26 जून 2015 
सं० 1057 - बाबा पातालेश्वरनाथ महादेव मन्दिर, हाजीपुर वैशाली के सुचारू प्रबंधन के लिए पर्षदीय 
अधिसूचना ज्ञापांक - 1416 , दिनांक 23.01. 2015 द्वारा गठित न्यास समिति में श्री शिव प्रसाद मिश्र को सचिव नियुक्त 
किया गया था । श्री मिश्र का नाम - पता गलत रहने के कारण उनके स्थान पर श्री संजय कुमार सिंह, पी0 एच0 ई० 
डी0 कॉलोनी, सिनेमा रोड, हाजीपुर को सचिव नियुक्त किया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

आदेश से , 
किशोर कुणाल , 

अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1176 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


